रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D . L.- 33004 / 99 


. - . - . - . - 


. . . . 


- . - - 


- 


15AnyHI 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II- Section 3– Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 355 ] 
No. 3551 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , फरवरी 18 , 2010 / माघ 29 , 1931 
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 18, 2010/MAGHA 29, 1931 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 16 फरवरी , 2010 
का . आ . 423( अ). – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन , 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ) की अधिसूचना संख्या का . आ . 1346( अ ), तारीख 
26 मई , 2009 जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उप - खण्ड (ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा राजस्थान राज्य के 
जयपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के 190. 000 कि . मी . से 228 .000 कि . मी. ( महुआ - जयपुर सेक्शन ) तक के भू- खण्ड का 
बाइपासों के संनिर्माण सहित, निर्माण ( चौड़ा करने ), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और , उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप - धारा ( 3 ) के अधीन तारीख 19 जुलाई, 2009 को 
" महका भारत " और 27 अगस्त , 2009 को " दैनिक भास्कर " में प्रकाशित किया गया था ; 


और , आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 

और , सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 
दे दी है । 

अतः, अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन 
के लिए अर्जन किया जाना चाहिए। 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार 
में निहित हो जाएगी । 


661 GI /2010 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II - SEC . 3( ii )] 


. 


अनुसूची 
राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के किमी. 190. 000 से किमी. 228000 ( महुआ -- जयपुर सेक्शन ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा सरना सहित] 

भूमि का संक्षिप्त विवरण ! 


क्रम | जिले का तालुक 

| ग्राम का नाम 
संख्या नाम का नाम 


पुराना सर्वेक्षण 

संख्या 


नया सर्वेक्षण संख्या 


भूमि का 
प्रकार 


। भूमि की 


क्षेत्रफल 
वर्गमी. 


भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियो के नाम 


प्रकृति 


_ _ . . 


2 


! 


3 


। 


5 


6 


10 


जयपुर | 1 बरसी ( 1 ) जटवाड़ा 


643/ 1/ 1 


643/ 1 / 1 


निजी 


नहरी--- 2 


419000 


रामचन्द्र पुत्र श्योनारायण कौम ह0 ब्रा ) सा० 
भाडारंज तह0 जिला दौसा 

. - -..- . .- - -- - - - 
शम्भुदयाल पुत्र रेवड हिO 1 / 3, नानगी बंया 
|बिरदू, छोटूसिंह, गोपाल सिंह पु० बिरदू हि0 
1 / 3, जगन्नाथ पुत्र गेल्या हि 1 / 3 कौम 
पूर्विया सा० देह 


691/ 1 


691/1 


निजी 


बजंड डोल, 
गैर मु० चाह 


447000 


| बजंड डोल. 


692 


निजी 


692 


गैर मु० चाह । 


136000 


शम्भुदयाल पुत्र रेवड हि01 / 3, नानगी बेवा 
| बिस्दू छोटूसिंह, गोपाल सिंह पुo बिस्दू हिल 
11 / 3, जगन्नाथ पुत्र मूल्या हि0 1 / 3 कौम 
पूर्विया सा० देह 


ani. . . - . - 


- 


( 2) गोठड़ा 


668 


668 


निजी । 


चाही - 3 


1050000 


राधिका टाउनशिप डवलपर्स प्रा० लि0 जरिये 
डायरेक्टर बलदीप गोयल पुत्र बालकिशन 
गोयल रजि० आफिस सी - 42, लाजपतराय मार्ग 
सी - स्कीम , जयपुर 


715 


715 


निजी । वाणिज्यिक 


रामनिवास पुत्र नारायण हि02 / 3, रमेश, 

हनुमान पु0 जगदीश, गलखू पत्नी जगदीश हिO 
3847001 / 4, सुखदेव, रामलाल पु0 श्री किशन, बिरदी 

पत्नी श्री किशन हि0 3 / 4 दर हि0 1 / 3 कोम 
जाट सा० देह 


670 


निजी 


बारानी - 1 / 42600 


पन्नालाल पुत्र पूनीराम हि0 2 / 3 कौम बैरवा. 
सा0 जटवाडा, श्री किशन पुत्र हुक्मा हि0 1 / 3 
कौम जार , सा0 देह 


( 3 ) झर 


191 


191 


निजी 


बारानी : 


305000 


महेन्द्र कुमार , दीपक कुमार पुत्र मूलचन्द, 
तोफानी पत्नी मूलवन्द हि0 1 / 4. डूंगरसी, 
दयानन्द पुत्र नानगराम, भौरी पत्नी नागगराम 
हि0 3 / 4 दर हि0 1 / 5 रामचन्द्र कजाडगल 
पुत्र जिन्सी हि0 15, नाथू भागीरथ. पाचू पुत्र 
घाना हि0 3 / 5 कौम मीणा, सा० देह हिं0 40 


(4 ) मोहनपुरा 


10 /1 


10/ 1 


। निजी 


बारानी- 

1 


कजाड पुत्र बरदीचन्द जाति माली सार) बस्सी 
123000 हि0 599 / 16940, कन्हैयालाल पुत्र नन्दा हि0 

116341 / 16940 कोम बारागाव ब्रा० सा० देह 


चाही - १ 


( 5 ) बस्सी | 


60 


80 


निजी 


____ 1680 


श्रीमति भूलीदेवी पत्नी स्व० रामकवार रामसहाय 
सत्यनारायण पि रामपंवार हि01 / 4. बिना 
रहन कल्याण पुत्र गोविन्दा हि0 1 / 4 रहिन 
एस0 बी0 बी0 जे0 शाखा कानोता मतहीन 
अर्जुन, सीताराम पि० गोविन्दा हि0 1 / 2 रहिन 
एस0 बी0 बी0 जे0 पारखा बरसी मूर्तहीन कौम 
मीणा सा० देह 


जावे.... 1 


4 


36 


37 


निजी 


| गै. सु. बोरिंग 

चाही 3 


____ 137, 000 


रामटयाल दत्तक पुत्र लालूराम नाबालिग 
संरक्षक माता खुद बरदी , बरदी पत्नी लालराम 
हि0 1 / 2. सामोती पत्नी स्व0 जौहरीलाल हिरा 
11 / 2 कौम मीणा सा० देह 
लल्लूराम पुत्र रघुनाथ कौम मीण]. सा० फिलसन 
विहारीपुरा 


686 / 1751 


1032/ 2477 | 


निजी 


बारानी - 


1325000 


बारानी - 2 


( 6 ) फिलसन 
विहारीपुरा 


240 


240 


निजी 


473000 


सत्यनारायण, विनोद, जितेन्द्र, राजेश गि ) 
बाबूलाल जाति कुमावत स10 देह 


( 7 ) मानसर 

खेडी 


396 


396 


निजी 


चाही 1. 
जाव 1 


88.4000 


मुल्या पुत्र चौथू कौम ब्राहमण साल दह 


जयपुर । 


जामडोली 


490 , 492 


जा 
चाही 3 


490, 492 


104 :5060 


श्योनारायण पुत्र पांचू कौम मीणा सा दह 


- - - .. - - .. - .. 


[ फा . सं. भाराराप्रा/बीओटी - II / 11013 /13/ 05 /एलए -190 ] 

एस. नरेन्द्र , निदेशक ( पीपीपी ) 


I . 


I 


. 


. 


[ TT II - QUE 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th February , 2010 
S . O . 423 ( E ). - -Whereas by the notification of the Government of India in the then 
Ministry of shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and 
Highways ) number S . O . 1346 (E ), dated 26th May , 2009 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub . Section ( ii), and issued under sub - section ( 1 ) of section 3A 
of the National Highways Act , 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the 
Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed 
to the said notification for building (widening) including construction of by passes , maintenance , 
management and operation of National Highway No. 11 on the stretch of land from Km 190 .000 to 
Km 228 . 00 (Mahua - Jaipur Section ) in District Jaipur in the State of Rajasthan . 

And whereas the substance of the said notification has been published in " Dainik 
Bhasker dated the 27th August 2009 and "Mahka Bharat" dated the 19th July , 2009 under sub 
section ( 3 ) of section 3A of the said Act; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and 
disallowed by the competent authority ; 

And whereas , in pursuance of sub -section (1 ) of section 3D of the said Act, the 
competent authority has submitted its report to the CentralGovernment; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in 
exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should by acquired for 
the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub - section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central 
Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land 
specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all 
encumbrances. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART IL- SEC . 3 (ii)] 


SCHEDULE 
Brick description of the land to be acquired ,with or without structure, falling within the stretch of land from Kı . 190 .000 to Km . 228.000 (Mahua - Jaipur Section ) of the 

national highway no. 11 in the state of Rajasthan 


Serial 
number 


Name of the Name of taluk Name of village 

Old survey 
district 

number 


New 
survey 
number 


Area (in 
Type of land Nature of land square 

meters) 


Name of land owner/ Interested person 


Jaipur 


1. Bassi 


( 1) Jatwara 


643 / 1 / 1 


613/ 1 / 1 


Private 


Nehri-2 


591/ 1 


691 /1 


Private 


Banjad Dol, 
Gai. Mum . 

Chah 


vh 


692 1 


692 


Private 


Banjad Dol, 
Gai. Mum . 

Chah 


(2 ) Gothda 


668 


Private 


Chahi-3 


715 


715 


| . Private 


Commercial 


670 


Private 


Barani - 1 


419 .00 

Ramchandra S / o Shyonarayan Cast Bhramin 

Res. Bhandarej tehsil Dist - Dausa 

Sambhudayal S / o Rewad Share 1/ 3, 
497. 00 

Jagannath S / o Muya Share 1 / 3, Nangi W / o 
Birdu , Chotusing , Gopal Singh S / o Birdu 

Share 1 / 3 Cast Purviya Res. Jatwara 

Sambhudayal S / o Rewad Share 1 / 3 , 
136.00 

Jagannath S / o Mulya Share 1 / 3, Nangi W / 0 
Birdu, Chotusing , GopalSingh S / o Birdu 

Share 1 / 3 Cast Purviya Res. Jatwara 

Radhika Township Developers Pvt. Ltd . By 
1050 . 00 

Dy., Baldeep Goyal S / o Balkishan Goyal Reg . 

Off ., C -42, Lajpat Marg C - Scheme, Jaipur 
Ramniwas S / o Narayan Share 2 / 3 , Ramesh , 

Hanuman S / o Jagdish Galkhu W / O Jagdish 
384 .00 Share 1 / 4 , Sukhdev , Ramlal S / o Srikishan , 
Birdi W / o Srikishan Share 3 / 4 @ 1 / 3 Cast Jat, 

Res . Gothada 
Pannalal S / o Punni Ram Share 2 / 3 Cast 
420 .00 Bairwa Res. Jatwara , Srikishan S / o Hukamna 

Share 1 / 3 Cast Jat Res. Gothada 
Mahendra Kumar , Deepak Kumar S / o 
Mulchand , Tofani W / o Mulchand Share , 1 / 4 , 

Dungarasi, Dayachand S / o Nanagramn , Bhori 
305 .00 W / o Nanagram Share 3 / 4 @ 1 / 5 , Ramchandra 

Kajodmal S / o Jinsi Share 1 / 5 , Nathu, 
Phagirath , Panchu S / o Dhanna Share 3 / 5 Cast : 

Meena, Res. Jhar 
Kajodmal S / o Bardichand Cast Mali Res. Bassi 

Share 599 / 16940 , Kanhayalal S / o Nanda 
173 .00 
Share 16341 / 16940 Cast Baragaon Bhranın 

Res. Mohanpura 
Smt. Bhuli Devi W / o Late Rankanwar , 
Ramshay , Satyanarayan S / o Ramkanwar 

Share 1 / 4 Non Mortagage , Kalyan S / o 
168. 00 Govinda Share 1 / 4 Mortagage SBBJ Branch 

Kanota Murthin Arjun , Sitaram S / o Govinda 
Share 1 / 2 Mortagage SBB! Branch Bassi 

Murthin CastMeena Res. Bassi 
Ramdayal Adopt Son laluram Minor Gardian 

Mother Bardi, Bardi W / Laluram Share 1 / 2 , 
1327 .00 

Samoti W / o Late Johrilal Share 1 / 2 , Cast 

- - - - Meena Res. Bassi 
1325 .00 Lalluram S / o Raghunath Cast Meena Res. 

Filson Biharipura 


(3 ) Jhar 


! 


1911 


191 


Private 


Barani-2 


+ - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


(4) Mohanpura 


10 / 1 


10 / 1 


Private 


Barani- l 


- 


(5 ) Bassi 


60 


80 


Private 


l 


Private 


Chahi-1, 

Jav 1 


36 , 37 


Private 


Gar Mun. 

Boring 
Chahi 3 


- - 


- 


- 


686 / 1751 


1032 / 2477 


Private 


Barani-2 


(6 ) Filson 
Biharipura 


240 


240 


Private 


Barani- 2 
Gar Mum . 


473.00 


Satyanarayan , Vinod , Jitendra , Rajesh S / o 
Babulal Cast Kumawat Res . Filson Biharipura 


( 7 ) Mansar 

Kledi 


. 396 


396 


Private 


84 .00 


Chalil, 
Jay ] 

Jav 
Chahi 3 


Mulya S / o Chothu Cast Bhramin Res.Mansar 

Khedi 
Syonarayan S / o Panchu , Cast Meena , Res. 

Jamdoli 


Jaipur 


2. Jaipur 


Jamdoli 


490, 492 


490 , 492 


Private 


1045 . 00 


[F. No . NHAI/BOT- II/ 11013/ 13/05 /LA - 190 ) 

S . NARENDRA , Director (PPP ) 


- 


- 


- 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


